YON 

सत्यमेव जयते 

बिहार गजट 

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 चैत्र 1944 ( श ० ) 

संख्या 14 

पटना , बुधवार , 

6 अप्रील 2022 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग - 1– नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-9 

भाग- 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश । 
भाग - 1 - ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 
बी 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , 

एम 0 ए 0 , 

एम 0 एससी 0 , लॉ भाग- 1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 1 -ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएं परीक्षाफल आदि 

· 

भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च 
न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम , 
' भारत गजट ' और राज्य गजटों के उद्धरण । 

भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


अन्य 


| 


ļ 


T 


निबंधन संख्या पी 0 टी 0 - 40 


T 


भाग - 5 - बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 
अनुमति मिल चुकी है । 

· 

भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक संसद 
में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में पुर : स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 9- विज्ञापन 

भाग - 9 - क – वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 

इत्यादि । 

पूरक 
पूरक क 


पृष्ठ 


10-10 

11-13 


2 

बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

भाग -1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

वाणिज्य कर विभाग 

29 

अधिसूचना 
मार्च 2022 

सं ० 6 / गो0–34–03 / 2016 ( खण्ड – 1 ) – 819 – वाणिज्य - कर विभाग के राज्य – कर अपर 
आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ – 5 
स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है : 

में अंकित पद एवं 

क्र ० 

गृह जिला 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रतिनियुक्ति का कार्यालय 

सं ० 

पदाधिकारी का 
नाम / पदनाम 
2 

1 

5 

3 
सहरसा 

1 

श्री सत्येन्द्र कुमार 

सिंह 

राज्य– कर अपर 
आयुक्त 

श्री प्रणव बोध रूंगटा 

भागलपुर 

राज्य– कर अपर 

4 
राज्य – कर अपर आयुक्त 
( प्रशासन ) भागलपुर 
प्रमंडल , भागलपुर एवं 
प्रशासन , दरभंगा प्रमंडल 
का अतिरिक्त प्रभार । 
राज्य – कर अपर आयुक्त 
( अंकेक्षण ) , केन्द्रीय 
प्रमंडल , पटना एवं 
अंकेक्षण , पटना पश्चिमी 
प्रमंडल , पटना तथा 
राज्य - कर अपर आयुक्त 
( अंकेक्षण ) , सारण 
प्रमंडल , अंकेक्षण , पूर्णिया 
प्रमंडल एवं अंकेक्षण , 
भागलपुर प्रमंडल का 
अतिरिक्त प्रभार । 

पूर्व में आवंटित कार्य के 
अतिरिक्त राज्य कर अपर 
आयुक्त ( प्रशासन ) पूर्णिया 
प्रमंडल , पूर्णियॉ का 
अतिरिक्त प्रभार । 
पूर्व में आवंटित कार्य के 
अतिरिक्त राज्य - कर अपर 
आयुक्त , अंकेक्षण , दरभंगा 
प्रमंडल एवं अंकेक्षण , पटना 
पूर्वी प्रमंडल , अंकेक्षण 
तिरहुत प्रमंडल तथा 
अंकेक्षण , मगध प्रमंडल गया 
का अतिरिक्त प्रभार । 

आयुक्त 

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का 
3. यह आदेश दिनांक 01.04.2022 

अनुमोदन प्राप्त है । 

से लागू होगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

पंकज कुमार सिन्हा , राज्य - कर अपर आयुक्त - सह- संयुक्त सचिव | 

गृह विभाग 
( विशेष शाखा ) 

अधिसूचना 
29 मार्च 2022 

सं ० एल / एच ० जी०-2201 / 2016-3107-- महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा का कार्यालय , गृह रक्षा वाहिनी एवं 
अग्निशाम सेवाएँ , बिहार , पटना के पत्रांक- 1274 , दिनांक- 04.03.2022 के आलोक में विभागीय आदेश सं ० - 2660 , दिनांक 
15.03.2022 के द्वारा श्रीमती रश्मि , जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , रोहतास अतिरिक्त प्रभार कैमूर ( भभुआ ) को 
द्वितीय संतान के लिए दिनांक- 21.05.2022 से कुल 180 ( एक सौ अस्सी ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
गई है । 

2. श्रीमती रश्मि के स्वीकृत मातृत्व अवकाश की उक्त अवधि के दौरान जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
औरंगाबाद को जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , रोहतास एवं जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , कैमूर ( भभुआ ) 
का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अनिमेश पाण्डेय , संयुक्त सचिव | 


2 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

3 

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 
गृह विभाग ( कारा ) 

अधिसूचना 
25 मार्च 2022 

सं o कारा / स्था ० ( अधी ० ) 01-16 / 2018-2779 - श्री ओंकार दत्त तिवारी , अधीक्षक , उपकारा , मसौढ़ी को विभागीय 
अधिसूचना संख्या - 9110 दिनांक- 26.12.2018 द्वारा बिहार कारा सेवा में नियुक्ति की गयी थी । 

2. श्री तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा ( सामान्य / विशेष चयन ) 
परीक्षा , 2018 के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत उक्त पद पर योगदान देने 
हेतु त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए विरमित करने का अनुरोध किया गया है । 

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक -5323 दिनांक 13.08.2020 द्वारा श्री ओंकार दत्त तिवारी , अधीक्षक , उपकारा , मसौढ़ी को 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा ( सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा 2018 के दिनांक 
06.07.2018 को निर्धारित साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गयी थी । 

4. उत्तर प्रदेश शासन , गृह ( पुलिस सेवाएँ ) , अनुभाग - 1 , ई- फाइल संख्या - 6 - 17001 ( 001 ) / 2 / 2020 दिनांक 
21.12.2021 द्वारा श्री तिवारी को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है । 

5. अतः श्री ओंकार दत्त तिवारी द्वारा अधीक्षक , उपकारा , मसौढ़ी के पद से समर्पित त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए 
उन्हें पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 
यह आदेश प्रभार त्याग करने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अंजनि कुमार , उप सचिव - सह - उप निदेशक ( प्र ० ) | 

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 

( योजना एवं विकास विभाग ) 

कार्यालय आदेश 
30 मार्च 2022 

सं ० : अ ० सां ० नि ० / स्था०3-05 / 2021-113 - - प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा - 2010 ( विज्ञापन 
संख्या : - 110/2010 से संबंधित SLP Nos - 23202-23204 / 2015 ] SLP Nos - 2796427965 / 2015 एवं SLP Nos - 
30109/2015 में दिनांक 06.05.2020 को पारित आदेश एवं M.A Nos . 1443-1444 / 2020 in CA Nos . 2420 
2421/2020 with CONMT PET . ( C ) No.241 / 2020 in C.A. No. 2424-2020 में दिनांक 10.01.2022 को पारित 
आदेश के आलोक में अनुशंसित ) के आधार 
अनुशंसित ) के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक- बि ० का ० च ० आ ० 
प्र ० - 03 / विविध - 38 / 2019 दिनांक 29.01.2022 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय , बिहार , 
पटना के अन्तर्गत कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक के रिक्त पदों के विरूद्ध वेतन स्तर -7 में 
समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया 
जाता है 

: 

आरक्षण 

आरक्षण 

कोटि 

क्र ० 

नाम / 
जन्म तिथि 

अनुक्रमांक 

मेघा 
क्रमांक 

पिता का 
नाम 

कोटि 

स्थायी पता 

फोटो 

वास्तवि 

चयनित 

क 

1 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

3 
11630121 

6 
सामान्य 

1 

1834 श्री उपेन्द्र 

सामान्य 

ग्राम + पो० 

श्री ज्योतिष 
चन्द्र सिंह 

नारायण 

जयनगर 

02.04.1976 

सिंह 

थाना + प्रखंड 
भरगामा , 
जिला - अररिया , 
राज्य बिहार , 
पिन –854334 


4 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


श्री अमरेन्द्र 

कुमार 
त्रिपाठी 

03.08.1978 

श्री सुधीर 

सागर 

09.10.1983 

श्री आर्यन 
राज 

21.05.1987 

शैलेश 

कुमार सुमन 
13.02.1984 

जय प्रकाश 

सिंह 

08.06.1987 

ज्योति 

आनन्द 

01.03.1978 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

14030476 1945 

श्री राम 
परीक्षा 
तिवारी 

13230149 2108 

श्री बिनोद 

कुमार 

श्रीवास्तव 

13530086 2147 श्रीगंगाधर 
सामान्य 

यादव 

10330411 2224 

श्रीसुखदेवप्र बी ० सी ० 
सामान्य 

साद यादव 

10930546 2256 

सामान्य 

श्री उमेश 
सिंह 

14430026 2299 

सामान्य सामान्य 


श्री जगदेव 
सिंह 


सामान्य सामान्य 

सामान्य 

सामान्य 


सामान्य 


सामान्य 


S / O राम परीक्षा 
तिवारी 
ग्राम - बसौरा 
पो०- अम्बा 

थाना – कुटुम्बा 
जिला - औरंगाबाद 
पिन- 824111 
C / O- बिनोद 
कुमार श्रीवास्तव , 
रोड नं ० - 10 ए ० 
संतोषी मॉ पथ , 
गौराकसनी 
पो०- सासाराम 
जिला - रोहतास 
पिन -821115 

सरिता भवन 

गंगा नगर 

ग्राम - बरेटा 

पो ०+ थाना– 
जमालपुर गोगरी 
जिला – खगड़िया 
पिन - 851203 

श्री सुखदेव 

प्रसाद यादव , 

ग्राम -थानुविगहा , 
पो०- तेतरिया , 

थाना- मेसकौर , 
जिला - नवादा 
पिन- 805122 

ग्राम – कबरा कला 

पो०- कबरा खुर्द 
थाना – हैदरनगर 
जिला- पलामू , 
झारखंड , 
पिन- 822115 

ग्राम – मलखा चक 

पो०- दिघवारा , 
पंचायत - बरूआ 
थाना- दिघवारा 
जिला- सारण 
पिन - 841207 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

स्व ० 

सामान्य सामान्य 

हरिमोहन 
श्रीवास्तव 

स्व ० तारा सामान्य सामान्य 
कुमार वर्मा 

सामान्य सामान्य 

स्व ० 
देवनन्दन 

झा 

सामान्य सामान्य 

श्री 
अखिलेश्वर 
मिश्र 

श्री दिनेश बी ० सी ० सामान्य 

साव 

बी ० सी ० बी ० सी ० 

श्री 
शिवनन्दन 

प्रसाद 


नीरज कुमार 

10630021 2310 

15.12.1979 

10230313 2322 

मुकुल कुमार 
वर्मा 

30.11.1980 

12330204 2413 

देवेश 
भारद्वाज 

05.12.1975 

विपुल कुमार 12530056 2427 
मिश्र प्रभात 

01.03.1978 

उपेन्द्र कुमार 

10130720 2492 

17.05.1985 

कन्हैया लाल 10630348 2581 

04.12.1980 


ग्राम – महर्षि नगर , 
छोटा बरियारपुर 
पो०- मोतिहारी 

कोर्ट 

थाना – छतौनी , 
मोतिहारी 
जिला- पूर्वी 

चम्पारण 

पिन – 84845401 

मुकुल कुमार वर्मा 
ग्राम- मुरारपुर 
काली स्थान 

जिला – गया 
पिन- 823001 

देवेश भारद्वाज 
पे ० स्व ० देवनन्दन 
झा 

ग्राम + पो०- बैकटपुर 
मैथिल टोला , 
थाना- खुसरूपुर , 
जिला - पटना 

ग्राम + पो ० – ओड़ो 
थाना - हिसुआ 
जिला - नवादा 
पिन - 805133 

आदर्श नगर , 
पश्चिम मोहन 

बिगहा , डेहरी ऑन 

सोन , 
पो०- डालमिया 
नगर , 
जिला - रोहतास , 
पिन- 821305 

पोस्ट- अमावन 
थाना – बिन्द 
जिला - नालंदा 
राज्य – बिहार 

पिन -811101 


5 


6 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

श्री बीरेन्द्र बी ० सी ० 

कुमार 
सिन्हा 

बी ० सी ० बी ० सी ० 

श्री चन्द्रमा 
सिंह 

श्री चन्द्रिका बी ० सी ० बी ० सी ० 

प्रसाद राय 

श्री गणेश बी ० सी ० बी ० सी ० 
प्रसाद सिंह 

श्री राम 

बी ० सी ० 

बी ० सी ० 

एकबाल 

प्रसाद 

बी ० सी ० बी ० सी ० 

श्री रामनाथ 
साहु 


रणजीत 

13430174 2670 

कुमार 

15.12.1975 

10930137 2776 

कमलेश 
कुमार पटेल 

03.05.1988 

रणधीर कुमार 
12230439 2943 

01.10.1977 

13830218 2965 

अवनीश 
कुमार सिंह 

23.02.1980 

रमेश कुमार 

10130184 3006 

05.02.1984 

पंकज कुमार 10530564 3014 

18.03.1984 


बी ० सी ० 


रणजीत कुमार , 
पिता- स्व ० बीरेन्द्र 
कुमार सिन्हा , 
ग्राम + पो०- कुजापी 
वार्ड नं ० - 04 
थाना – चन्दौती , 
जिला - गया , 
पिन - 823002 

ग्राम - झलखोरा , 
पो०- गोरी 

थाना – करगहर 
जिला - रोहतास 
पिन- 821107 

ग्राम – बनवारीपुर 
पो०- जैतीपुर 
थाना – दरियापुर 
जिला - सारण 
पिन -841207 

ग्राम - अमहारा 

पो०- हरयण्डी 

थाना- रजौन 

जिला- बांका 
पिन - 813105 

रमेश कुमार , C / O 
राकेश कुमार , 
सुलेमान दरगाह के 
पीछे , बाजितपुर , 
बाढ़ – 803214 
पटना , बिहार 

ग्राम + पो० 
डीह दशहारा 
थाना – पटोरी 
जिला - समस्तीपुर 
पिन – 848501 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

मुकेश कुमार 

10830452 3037 

श्री राम देव बी ० सी ० 
सिंह 

ग्राम – रजखा रामपुर 
पो०- मोरवा 

10.01.1986 

थाना – ताजपुर 
जिला - समस्तीपुर 
पिन - 848121 

मुकेश कुमार 
11530223 5252 

श्री राम 

अत्यन्त 

अत्यन्त 

ग्राम + पो ०+ 
थाना – सहार 

05.05.1987 

शेखर 

पिछड़ा 
वर्ग 

पिछड़ा 
वर्ग 

प्रसा 

जिला - भोजपुर 
पिन - 802208 

मो ० शाहिद 

10530153 5577 

अत्यन्त अत्यन्त 

स्व ० मो ० 
कलिमुल्लाह 

मो ० शाहिद सबा 
C / O- मो ० 

सबा 

पिछड़ा पिछड़ा 
वर्ग वर्ग 

01.02.1984 

इफ्तीकार अहमद 
ग्राम + पो० 
ईशीपुर 
जिला - भागलपुर 
पिन - 813206 

13130331 5736 

जय किशोर 
तांती 

स्व ० लक्ष्मण अत्यन्त अत्यन्त 
तांती 

पिछड़ा पिछड़ा 
वर्ग वर्ग 

ग्राम + पो०- अमरी 
थाना- खैरा 
जिला - जमुई 

25.10.1981 

अनिल कुमार 

12630320 22373 

श्री विश्नाथ 

अत्यन्त अत्यन्त 

15.11.1975 

प्रसाद 

पिछड़ा 

पिछड़ा 

वर्ग 

वर्ग 

ग्राम- बाजिदपुर 
पो०- बाजिदपुर 
सैदाद 
थाना- बिदुपुर 
जिला – वैशाली 

डी ० क्यू ० 

पिन -844503 

आँख 

( i ) 

को मासिक 

वेतनादि एवं अन्य देय 

( ii ) 

नव नियुक्त कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक 
वित्तीय लाभ के पद पर वास्तविक योगदान करने की तिथि से देय होगा । 
अनुक्रमांक –10630348 , 10130184 , 13130331 एवं 12630320 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी / कार्यपालक दंडाधिकारी 
द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरूद्ध थाना अथवा 
न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है , से संबंधित शपथ पत्र समर्पित नहीं किया 
है ; को इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे । 

( iii ) 

अनुक्रमांक – 14430026 , 10630021,10630348 , 13830218 , 11530223 , 13130331 एवं 12630320 द्वारा योगदान के 
समय नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे । 

( iv ) 

यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है जिसके लिए उनका कोई दावा 
अनुमान्य नहीं होगा । 


20 


21 


22 


23 


24 


बी ० सी ० 


7 


8 

बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

( v ) 

( vi ) 

यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही 
मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में 
प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 
यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर 
इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की 
स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी 
की जायेगी । 

( vii ) 

- 

योगदान के समय अभ्यार्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सा - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

( viii ) 

बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली , 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1964 दिनांक 31.08.2005 
एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक पर नई 
अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

( ix ) 

अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा 
भत्ता 
देय नहीं होगा । 

( x ) 

नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष ( 15 दिन के अंदर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय , बिहार , पटना में 
योगदान देना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने की 
कार्रवाई कीजाएगी । 

( xi ) 

जिन कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी 
प्रमाण – पत्र या अन्य कोई प्रमाण - पत्र नहीं समर्पित 
समर्पित करना अनिवार्य होगा । 

पर्यवेक्षक / अन्वेषक के द्वारा दहेज नहीं लेने - देने संबंधी 
किया गया है , उन्हें योगदान के समय वांछित प्रमाण - पत्र 

( xii ) 

नव नियुक्त ऐसे कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक जो वर्तमान में किसी राज्य 
सरकार / भारत सरकार / सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं , उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमन 
आदेश / त्याग पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । 

( xiii ) 

आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर किसी उम्मीदवार के संबंध में यदि विसंगतियाँ पायी जाती हैं तो उनकी 
नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 

( xiv ) 

यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद / वादों में पारित आदेश के फलाफल से 
प्रभावित होगी । 

आदेश से , 

बैद्यनाथ यादव , निदेशक । 

श्रम संसाधन विभाग ( श्रम पक्ष ) 

प्रभार प्रतिवेदन 

1 जनवरी 2022 

सं ० 01 - - अधोहस्ताक्षरी मैं रंजिता , 

भा ० प्र ० से ० ( 2013 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर सचिव स्तर , 
वेतनमान - लेवल- 12 - रू 0 78,800 – 2,09,200 / - ) में प्रोन्नति के फलस्वरूप आज दिनांक 01.01.2022 के पूर्वाह्न में अपर सचिव 
स्तर में श्रमायुक्त , श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार कौशल 
विकास मिशन ) के पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करती हूँ । 

सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या : 1 / सी०- 03/2012 ( खण्ड ) - सा ० प्र ० - 14776 , दिनांक 
09 दिसम्बर , 2021 द्रष्टव्य । 

( रंजिता ) 
भारग्राही पदाधिकारी 

( लेखाकार परीक्षा कार्यालय में उपयोग के लिए ) 

लेखा परीक्षा रजिस्टर 

सेवा इतिहास 
वेतन पर्चा निर्गत .. 

महालेखाकार का कार्यालय 

आदेश से , 

( ह 0 ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


में अंकित 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

9 

वाणिज्य कर विभाग 

अधिसूचना 
31 मार्च 2022 

सं 0 6 / अनु०-27-01 / 2022-908 - बिहार वित्त सेवा संवर्ग के श्री दीपक कानन ( 39 वीं बैच ) , राज्य - कर संयुक्त 
आयुक्त , मुख्यालय , बिहार , पटना के दिनांक 28.12.2021 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक् 
विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम -74 ( ख ) ( i ) के तहत् इन्हें दिनांक 01.04.2022 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
प्रदान की जाती है । 

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

पंकज कुमार सिन्हा , राज्य कर अपर आयुक्त - सह - संयुक्त सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 3–571 + 10 डी 0 टी 0 पी 01 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


10 

बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

भाग - 9 - ख 

निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 

सूचना 

No. 396 --- I , Babita Sinha W / o Tarun Kumar Sinha D / o Bijay Kishore R / o The Corner 
Shivpur , P.O . Mahendru , P.S. Sultanganj Dist . - Patna - 800006 . Declare that my name before 
marriage was Babita Prasad which has been changed as Babita Sinha . Hence forth I shall be 
known Babita Sinha for the all the purposes vide Affidavit No. 1561 dated 24.2.2022 . 

Babita Sinha . 

No. 397 --- I Vinod Prasad yadav , S / o Vilash Ray , R / o Village - Shahpur Shitalpatti , - P.O 
Manariya , P.S.- Sahiyara , Sitamarhi ( Bihar ) as per affidavit No.- 3209 / 17.02.22 . Solemnly affirm 
and declare that my Son's matriculation mark sheet and original certificate my name mentioned 
is Binod Prasad Yadav which is wrong . My correct name is Vinod Prasad Yadav . 
Vinod Prasad yadav . 

No. 398 --- I Shanu Kumar , R / O Flat No. 21 , Ganga Tower , LCT Ghat , Mainpura , P. O. + 
P.S.- Patliputra , Patna - 13 , Bihar . Have Changed My Name to Shanu Kumar Satyarthi for All 
Purposes . Affidavit No.- 147 , Dated 04.02.2022 . 

Shanu Kumar . 

No. 399 --- I , Sarika Devi , W / o Raj Kumar , R / O , Raj Kumar , 388 A , Bhawanipur , Motihari , 
East Champaran , Bihar - 845401 , do Here by solemnly declare vide Affidavit No.53 Dated 
19/02/2022 that in Matriculation Certificate My Name is Sarika Kumari and in share Certificate 
My Name is Sarika Kumary , But after Marriage my Name was changed as Sarika Devi . Sarika 
Kumari alias Sarika Kumary and Sarika Devi are the same Person . Henceforth I will be known as 
Sarika Devi for all purpose . 

Sarika Devi . 

No. 411 --- I , Mohammad Moinuddin Khan S / o Late Salim Khan R / o Abu Suleman 
Residency Flat No. 601 , Bhikhna Pahari , P.O. Mahendru , P.S. Pirbahor , Distt . - Patna - 800006 
declare vide Affidavit No. 126 dated 08.02.22 that now I shall be known as Mohammad 
Moinuddin . 

Mohammad Moinuddin Khan . 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 
बिहार गजट , 3–571 + 10 डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

बिहार गजट 

का 

पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 

सं 0 27 / अभि0-03-03 / 2019- सा 0 प्र 0 - 3884 
सामान्य प्रशासन विभाग 

संकल्प 
14 मार्च 2022 

श्री प्रहलाद लाल , बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक - 773 / 11 , तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद , सासाराम के 
विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक 335 दिनांक 20.01.2017 द्वारा वर्ष 2010 में आयकर 
अधिनियम , 1961 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009 - 10 का नियमानुसार आयकर कटौती की राशि वर्ष 2010 - 11 में विलम्ब से 
दिनांक 10.08.2010 को जमा करवाने तथा विलम्ब के कारण ब्याज की राशि उनके कार्यकाल में जमा नहीं करवाने से संबंधित 
आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

विभागीय पत्रांक 6438 दिनांक 30.05.2017 से आरोपित पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप के आलोक में 
स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री लाल द्वारा पत्रांक 509 दिनांक 05.06.2017 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री लाल 
के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 7881 दिनांक 30.06.2017 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार , पटना से मंतव्य 
की मांग की गयी । नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3268 दिनांक 28.10.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया , 
जिसमें श्री लाल के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया । 

3. उक्त के आलोक में इस विभाग के स्तर से गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र पर 
विभागीय पत्रांक 14474 दिनांक 03.12.2021 द्वारा पुनः श्री लाल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

4. श्री लाल ने पत्रांक 25 दिनांक 09.02.2021 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया । स्पष्टीकरण में श्री लाल ने बताया 
है कि नगर परिषद , सासाराम में इनका पदस्थापन 19.06.2010 को हुआ था । नगर परिषद , सासाराम में इनके पूर्व 06 
पदाधिकारी अस्थायी रूप से अल्पकाल के लिए प्रभार में कार्यरत थें । दिनांक 30.04.2008 से 18.06.2010 तक इन 
पदाधिकारियों के कार्यकाल में आयकर की कटौतियाँ नहीं की गयी थी । इनके पदस्थापन के बाद आयकर कटौती को अद्यतन 
कर प्रेषित किया गया । दो वर्ष की अवधि विलम्ब होने के कारण आयकर विभाग द्वारा ब्याज की नोटिस प्राप्त होने लगी , 
लेकिन प्रावधान के अभाव में भुगतान नहीं किया गया । 

5. श्री लाल के अनुसार अल्प काल के लिए पदस्थापित उक्त 06 पदाधिकारियों द्वारा की गयी लापरवाही एवं 
कार्यकारी एजेन्सी का पैन नं ० त्रुटिपूर्ण रहने के कारण आयकर कटौती में विलम्ब हुआ है । अपने पदस्थापन काल में इनके 
द्वारा प्रत्येक कटौती को अद्यतन करने का अत्यधिक प्रयास किया गया । 

6. श्री लाल के स्पष्टीकरण और नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3268 दिनांक 28.10.2021 के 
समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री लाल द्वारा पूर्व से लंबित आयकर कटौती की राशि अपने पदस्थापन के दो माह के भीतर 
जमा कर दी गयी है , लेकिन इस विलम्ब के कारण उत्पन्न ब्याज की राशि उनके कार्यकाल में जमा नहीं करायी गयी , इसे 
दिनांक 24.01.2017 को जमा करायी गयी , जिसके कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई , जो श्री लाल के कर्त्तव्य के प्रति 
लापरवाही को दर्शाता है । 

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रहलाद लाल , बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक -773 / 11 , तत्कालीन कार्यपालक 
पदाधिकारी , नगर परिषद , सासाराम के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा बरती गयी अनियमितता एवं लापरवाही 
के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 ( यथा संशोधित ) के नियम -14 के 
अन्तर्गत ( क ) निन्दन तथा ( ख ) एक वेतनवृद्वि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्व रखने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा 
लिया गया है । 

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रहलाद लाल , बि ० प्र ० से ० , कोटि क्रमांक - 773 / 11 , तत्कालीन 
कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद , सासाराम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 


11 


12 

बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

नियमावली - 2005 ( यथा संशोधित ) के नियम - 14 के अन्तर्गत ( क ) निन्दन ( आरोप वर्ष 2009 - 10 ) तथा ( ख ) एक वेतनवृद्धि 
असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्व रखने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
महेन्द्र कुमार , अपर सचिव | 

सं 0 27 / आरोप - 01-42 / 2021 सा 0 प्र0-3887 

14 मार्च 2022 

श्री प्रीतेश्वर प्रसाद , बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक -655 / 11 , अपर समाहर्त्ता , बक्सर के विरूद्ध सूचना प्राप्ति के बाद भी 
गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होने , उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही तथा छः 
माह से अधिक समय तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15055 दिनांक 
15.12.2021 द्वारा निन्दन ( आरोप वर्ष 2020 ) तथा एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रखने की शास्ति अधिरोपित 
एवं संसूचित की गयी । 

2. श्री प्रसाद द्वारा पत्रांक 2141 दिनांक 27.12.2021 से पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते 
हुए संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया । 

अपने स्पष्टीकरण में श्री प्रसाद का कहना है कि इनका स्वास्थ्य खराब होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 11.02.2021 
को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल , राजवंशी नगर , पटना में भर्ती होना पड़ा , जहाँ वे दिनांक 13.02.2021 तक भर्ती 
रहे । अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टर द्वारा इन्हें आराम करने की सलाह दी गयी थी । जिला पदाधिकारी , बक्सर 
द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड की तिथि 15.02.2021 को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होने का मुख्य कारण खराब 
स्वास्थ्य को बताया गया है । 

3. श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन आवेदन का अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ है कि 
उनके द्वारा पूर्व समर्पित स्पष्टीकरण में वर्णित बिन्दुओं की पुनरावृत्ति की गयी है एवं कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया 
है , जो विचारणीय हो । 

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रीतेश्वर प्रसाद , बि ० प्र ० से ० , कोटि क्रमांक – 655/11 , 
अपर समाहर्त्ता , बक्सर के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15055 दिनांक 15.12.2021 
द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा निन्दन ( आरोप वर्ष 2020 ) तथा एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रखने की शास्ति 
को यथावत रखते हुए श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेन्द्र कुमार , अपर सचिव | 

सं 0 27 / आरोप - 01-70 / 2021- सा 0 प्र0-4485 

24 मार्च 2022 

श्री मधुसूदन प्रसाद , बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक - 1110 / 11 , भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , बिक्रमगंज , रोहतास को श्री 
तत्कालीन अंचल अधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , 

धर्मेश कुमार सिंह , बि ० प्र ० से ० , कोटि क्रमांक - 1037 / 11 , 
बिक्रमगंज , रोहतास के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 11623 दिनांक 29.08.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में 
उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में उपस्थापन पदाधिकारी , श्री मधुसूदन प्रसाद , बि o प्र o से ० , कोटि 
क्रमांक -1110 / 11 , भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , बिक्रमगंज , रोहतास को मामले से संदर्भित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित 
किया गया था , परन्तु वे न तो उपस्थित हुए और न ही मामले के संदर्भ में अपना कोई लिखित पक्ष समर्पित किया । 

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक- 15080 दिनांक 16.12.2021 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग 
की गयी । श्री प्रसाद के पत्रांक -67 दिनांक 07.02.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया | 

समर्पित स्पष्टीकरण में आरोपित पदाधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि संचालन पदाधिकारी का पत्रांक- 229 
दिनांक 04.03.2021 इन्हें सुनवाई की तिथि बीत जाने के उपरांत प्राप्त हुआ था । इसके बाद इन्हे संचालन पदाधिकारी के 
कार्यालय से सम्पर्क कर सुनवाई की अगली तिथि की जानकारी लेनी चाहिए थी जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया । 
आरोपित पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी । 

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की 
गयी । समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुये बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली , 2005 की कंडिका - 14 के अधीन " निन्दन ( वर्ष 2020-21 ) का दण्ड " देने का निर्णय अनुशासनिक 
प्राधिकार द्वारा लिया गया । 


बिहार गजट , 6 अप्रील 2022 

13 

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मधुसूदन प्रसाद , बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक- 1110 / 11 , भूमि सुधार उप 
समाहर्त्ता , बिक्रमगंज , रोहतास के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 की 
कंडिका - 14 के अधीन " निन्दन ( वर्ष 2020-21 ) का दण्ड " अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार 

— 

राज्यपाल के आदेश से , 
महेन्द्र कुमार , अपर सचिव | 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित | 
बिहार गजट , 3–571 + 10 डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


